सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन , 1940 ( श० ) 


संख्या- 954 राँची, शुक्रवार , 


5 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
1 अक्टूबर, 2018 


संख्या- 11/बंदी विविध - 04/18-5471 -- बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार , राँची में संसीमित सजा प्राप्त 
निम्नांकित बंदी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- 17013/ 17 /2018-PR,दिनांक 31 जुलाई, 2018 के 
आलोक में भारत के संविधान की धारा 161 में प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ 
पर दिनांक 5 अक्टूबर , 2018 को विशेष परिहार प्रदान कर कारामुक्त करने का निर्णय लिया गया । 


क० 


पूरा पता 


सत्रवाद सं. एवं धारा 


सजावार बंदी का नाम , 
पिता का नाम एवं उम 


शंकर कच्छप , 


पे० अंडी कच्छप , 


36 वर्ष 


कडरू फलटोली थाना - अरगोड़ा राँची | ST 348/ 16 

GR- 1815 / GRP / Ranchi /07 / 15 
U / S- 25 ( 1- A)/ 35 and 26 ( 2 )/ 35 of Arms 

Act AJC -VIII, Ranchi. 
मगनडीह थाना -सोनाहातु राँची GR- 303/ 03 Khunti-65 / 03 

U / S - 304( A) IPC 
SDJM-Khunti. 


रंजीत महतो, 
पे० प्रयाग महतो , 
50 वर्ष 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 5 अक्टूबर , 2018 
विनोद भेंगरा , कोकर टुनकी टोली नियर रिम्स | Complain Case no . 1467/ 15 

U / S -138 of N.I Act JM Ist Class Ranchi. 
पे० स्व० टेलीफोर भेंगरा, हास्पीटल थाना- सदर , राँची 
44 वर्ष 


2. संबंधित काराधीक्षक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित शर्तों के निमित्त पुनः 
समीक्षा कर संतुष्ट होने के उपरांत नियमानुसार कारामुक्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


रवि शंकर वर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 954 -- 50 


